निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 माघ 1934 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 18 फरवरी 2013 


( सं० पटना 147 ) 


पत्र सं0 - 6एस०एस० (6 )03 / 2012 प0पा0 - 371 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


प्रेषक, 


देवेन्द्र प्रसाद , 


सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार, बिहार 


वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 


पटना - 15, दिनांक 13 फरवरी 2013 


विषयः- प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय सोनमा ( बेगुसराय) का नामकरण कैलाश नंदनी प्रथम वर्गीय पशु 

चिकित्सालय सोनमा (बेगुसराय) रखने के संबंध में । 


महाशय, 


उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प 683 दिनांक 24 फरवरी, 2012 के आलोक में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय , 
सोनमा (बेगुसराय) तु भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने वाला दाता श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, ग्राम - चिन्तामनचक, 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 फरवरी 2013 
थाना - मोकामा जिला - पटना के अनुरोध पर उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के नाम पर नामकरण " कैलाश नंदनी प्रथम वर्गीय 
पशु चिकित्सालय सोनमा (बेगुसराय) किया जा रहा है । 

2. प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सोनमा ( बेगुसराय) अब से कैलाश नंदनी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, सोनमा 
( बेगुसराय) के नाम से जाना जाएगा । इस आशय को बोर्ड भी नव निर्मित पशु चिकित्सालय परिसर में लगाया जाएगा । 


3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । संचिका सं0 - 6एस०एस०( 6) 03 / 2012 के पृ0 - 339 / प० । 


विश्वासभाजन, 


देवेन्द्र प्रसाद , 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 147 -571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


